सन्यामेव जयते 


GOVE 


OF WARYANA 


Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Government of Haryana 


No.52-20201 


CHANDIGARH , TUESDAY , DECEMBER 29 , 2020 ( PAUSA 8 , 1942 SAKA ) 


PART - I 


Notifications , Orders and Declarations by Haryana Government 

हरियाणा सरकार 
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 21 दिसम्बर , 2020 
क्रमांक 2510 - कृषि . II ( 3 ) -2020 / 8114.- पंजाब गन्ना ( क्रय एवं आपूर्ति विनियमन ) अधिनियम , 1953 ( 1953 का 
पंजाब अधिनियम 40 ) , की धारा 14 की उप - धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के 
राज्यपाल , इसके द्वारा , हरियाणा राज्य पिराई सत्र 2020-21 के दौरान चीनी कारखानों को गन्ना आपूर्तिकारों द्वारा उनके , 
समनुदेशित क्षेत्रों में आपूर्ति किए गए / आपूर्ति किए जाने वाले गन्ने की चीनी कारखानों द्वारा भुगतान की जाने वाली गन्ने की 
अगेती तथा अन्य किस्मों की कीमत क्रमशः 350 / - तथा 345 / - रूपए प्रति क्विंटल की दर से विनियमित करते हैं । 


देवेन्द्र सिंह , 
अतिरिक्त मुख्य सचिव , हरियाणा सरकार , 
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 


AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE DEPARTMENT 


Notification 


The 21st December , 2020 
No. 2510 - Agri.II ( 3 ) -2020 / 8114.- In exercise of the powers conferred by clause ( c ) of Sub - section ( 1 ) of 
Section 14 of the Punjab Sugarcane ( Regulation of Purchase and Supply ) Act , 1953 ( Punjab Act 40 of 1953 ) , the 
Governor of Haryana is hereby regulates the price of sugarcane supplied to be supplied to the Sugar Mills in Haryana 
during the crushing season 2020-21 to be paid by the Sugar Mills to the cane suppliers in their assigned areas at the 
rate of Rs . 350 / - and 345 / - per quintal for early and other varieties of sugarcane respectively . 

. - 


DEVENDER SINGH , 
Additional Chief Secretary to Government Haryana , 

Agriculture and Farmers Welfare Department . 


8983 - C.S.H.G.P . , Pkl . 


( 2367 ) 


